निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 206 ) पटना , मंगलवार , 15 मार्च 2016 


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

10 मार्च 2016 
सं० म०म० - 01 / आर० - 07 / 2007 / 347 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना सं० 116, दिनांक 
28.01. 2016 के द्वारा बिहार विकास मिशन का गठन किया गया है । उक्त बिहार विकास मिशन को आवंटित कार्यों में 
कृषि संबंधी, उद्योग संबंधी एवं मानव विकास से संबंधित कार्य निहित हो चुके हैं । अतः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की 
अधिसूचना संख्या 747, दिनांक 17.06. 2015 के द्वारा कार्यपालिका नियमावली, 1979 के नियम 32 ( क ) ( XXi) के 
आलोक में पूर्व में गठित कृषि संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति, उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति तथा मानव विकास से 
संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का 
विघटन एतद् द्वारा किया जाता है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इसे "बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 206 - 571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


